निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 वैशाख 1931 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 15 मई 2009 


( सं० पटना 201 ) 


बिहार विधान सभा सचिवालय 

अधिसूचना 

- - - - - - 

21 अप्रील 2009 
सं0 1 लो०ले०स० -12/2009 - 503/वि०स० — बिहार विधान - सभा सचिवालय , पटना की अधिसूचना संख्या 405 , 
दिनांक 27 मार्च 2009 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि मा० सदस्या 
श्रीमती रेणु कुमारी ( क्षेत्र सं० 122 ) के द्वारा दिनांक -01 अप्रील 2009 को मंत्री - पद ग्रहण करने के कारण बिहार 
विधान - सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 237 ( 2 ) के परन्तुक के तहत अब वे उक्त तिथि से लोक लेखा 
समिति की सदस्या नहीं रहीं । 

माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 201-571 +35-डी0टी0पी0 । 


